. 


.PIU 

... 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

24 माघ, 1940 ( श० ) 
संख्या - 7 राँची, बुधवार 

13 फरवरी , 2019 (ई० ) 


विषय- सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग 1 -नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति, छुट्टी 137 - 150 भाग-4 - झारखण्ड अधिनियम 
और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ । 

भाग -5 - झारखण्ड विधान- सभा में पुरःअस्थापित 
भाग 1 - क - स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 

विधेयक , उक्त विधान - मंडल में उप - स्थापित या 
आदेश । 

उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
भाग 1- ख -- मैट्रिकुलेसन , आई.ए., आई.एस - सी ., बी.ए , 

प्रतिवेदन और उक्त विधान- मंडल में पुरःस्थापन के 
बी . एस . सी ., एम. ए., एम . ए. सी ., लॉ भाग1 और 

पूर्व प्रकाशित विधेयक | 
2, एम. बी . बी . एस., बी . सी .ई .,डिप०- इन - एड ., 

भाग -7 - संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल , कार्यक्रम 

एम. एस . और की अनुमति मिल चुकी है | 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 

भाग-8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
भाग 1- ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि । 

संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
भाग - 2- झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 

संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 2- झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 

भाग- 9- विज्ञापन 
निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ 

भाग -9- क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
एवं नियम आदि । 

भाग -9- ख - निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ , 
भाग 3 – भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसचनाएं और नियम 

इत्यादि । 
भारत गज़ट और राज्य गज़टों से उद्धरण । 

पूरक " अ " 


पूरक -- 


... 


138 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 13 फरवरी , 2019 

भाग 1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 


गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


अधिसूचना 
17 जनवरी , 2019 ई० । 


संख्या-13/पी.1 -8001/ 2010 - 324/ सी ., - श्री पंकज कम्बोज, भा . पु. से . ( 2005 ), पुलिस उप 
महानिरीक्षक , उत्तरी छोटानागपुर क्षेत्र , हजारीबाग ( अतिरिक्त प्रभार- पुलिस उप महानिरीक्षक , भ्रष्टाचार 
निरोधक ब्यूरो, झारखण्ड , राँची) अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त संयुक्त निदेशक , झारखण्ड 
पुलिस अकादमी, हजारीबाग के प्रभार में रहेंगे । 

संख्या-13/पी.1 - 8001/ 2010 - 325/ सी .,-- श्री नरेन्द्र कुमार सिंह, भा . पु. से . ( 2006 ), पुलिस 
अधीक्षक, देवघर अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त समादेष्टा, झा . स.पु.-5, देवघर के प्रभार 
में रहेंगे। 

संख्या-13/ पी .1 -8001/2010- 326/ सी .,-- श्री शैलेन्द्र कुमार सिन्हा, भा .पु. से . ( 2006), पुलिस 
अधीक्षक , जामताड़ा अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त समादेष्टा, आई. आर. बी .-1, जामताड़ा 
के प्रभार में रहेंगे । 

संख्या -13/ पी .1- 8001/ 2010- 327/ सी ., - श्री अनुप बिरथरे, भा .पु.से . ( 2007), वरीय पुलिस 
अधीक्षक , पूर्वी सिंहभूम , जमशेदपुर अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त समादेष्टा, झा .स .पु.-6 , 
जमशेदपुर के प्रभार में रहेंगे। 

संख्या-13/ पी .1-8001/ 2010-328 / सी .,-- श्री पटेल मयूर कनैयालाल , भा . पु. से . ( 2007), पुलिस 
अधीक्षक , हजारीबाग अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त समादेष्टा, झा. स.पु.-7, हजारीबाग के 
प्रभार में रहेंगे। 

संख्या-13/ पी .1 -8001/ 2010-329/ सी ., - श्री अजय लिण्डा, भा .पु. से . ( 2008), पुलिस अधीक्षक , 
जे . ए. पी .टी . सी ., पद्मा अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक , झारखण्ड पुलिस 
अकादमी, हजारीबाग के प्रभार में रहेंगे। 

संख्या-13/पी. 1-8001/2010 -330 / सी ., - श्री इन्द्रजीत माहथा , भा .पु.से . ( 2009), पुलिस अधीक्षक , 
पलामू अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त समादेष्टा , झा .स .पु.-8, लेस्लीगंज , पलामू के प्रभार 
में रहेंगे। 

संख्या-13/पी. 1- 8001/ 2010 - 331/ सी .,-- श्री पी . मुरुगन , भा . पु. से . ( 2010 ), पुलिस अधीक्षक , 
आतंकवाद निरोधी दस्ता (ए. टी . एस .), झारखण्ड , राँची अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त 
पुलिस अधीक्षक , एस . सी . आर. बी., झारखण्ड , राँची के प्रभार में रहेंगे । 


139 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 13 फरवरी, 2019 


संख्या-13/पी. 1- 8001/ 2010- 332/ सी ., - श्री वाई .एस. रमेश , भा .पु. से . ( 2010), पुलिस अधीक्षक , 
दुमका अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त समादेष्टा, एस . आई. आर . बी .- 1, दुमका के प्रभार 
में रहेंगे। 

संख्या-13/ पी .1 -8001/ 2010- 333/ सी .,-- श्री आलोक , भा .पु. से . ( 2010), पुलिस अधीक्षक , खूटी 
अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त समादेष्टा , एस . आई. आर. बी .-2 , छूटी के प्रभार में रहेंगे। 

संख्या - 13/पी.1- 8001/ 2010-334 / सी .,-- श्री अश्विनी कुमार सिन्हा भा. पु. से. ( 2010), पुलिस 
अधीक्षक , गुमला अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त समादेष्टा , आई . आर. बी .-5, गुमला कैम्प 
धुर्वा, राँची के प्रभार में रहेंगे। 

संख्या -13/ पी .1 -8001/ 2010- 335/ सी .,-- मो . अर्शी, भा .पु. से . ( 2012), पुलिस अधीक्षक , अभियान 
( नक्सल), पुलिस मुख्यालय, राँची अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, संचार 
एवं तकनीकी सेवाएँ, झारखण्ड, राँची के प्रभार में रहेंगे । 

संख्या -13/ पी .1 - 8001/ 2010- 336/ सी ., - श्री अखिलेश बी . वारियर , भा .पु .से . ( 2012), पुलिस 
अधीक्षक , चतरा अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त समादेष्टा , आई. आर. बी .- 3, चतरा के प्रभार 
में रहेंगे । 

संख्या -13/ पी .1-8001/ 2010 -337/ सी .,-- श्री प्रशांत आनन्द , भा .पु. से. (2013), पुलिस अधीक्षक , 
लातेहार अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त समादेष्टा , आई . आर. बी .-4, लातेहार के प्रभार 
में रहेंगे । 

संख्या- 13/ पी .1-8001/ 2010- 338/ सी.,-- श्री प्रभात कुमार, भा .पु. से . ( 2014), पुलिस अधीक्षक , 
नगर, जमशेदपुर अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त समादेष्टा, आई. आर. बी .-2, चाईबासा , 
कैम्प -मुसाबनी के प्रभार में रहेंगे । 

____ संख्या- 13/पी .1- 8001/ 2010 - 339/ सी., - श्री सुभाष चन्द्र जाट , भा.पु.से . (2015), पुलिस 
अधीक्षक , ग्रामीण , जमशेदपुर अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक , सी .टी . सी ., 
मुसाबनी के प्रभार में रहेंगे। 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अनिल कुमार सिंह , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 13 फरवरी, 2019 


140 


गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


अधिसूचना 
05 फरवरी, 2019 ई० । 


संख्या -13/ आई. पी .एस .- 102/2019- 709-- सुश्री सुजाता कुमारी वीणापाणि , भा .पु. से., तत्कालीन 
समादेष्टा, झा. स.पु.-5, देवघर , वतमान पुलिस अधीक्षक , नगर, राँची को अखिल भारतीय सेवाएँ ( छुट्टी ) 
नियमावली , 1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक 22 अक्टूबर , 2018 से 31 अक्टूबर , 
2018 तक कुल 10 (दस ) दिनों के उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है । 


2. 


उक्त अवधि के लिए सुश्री वीणापाणि , भा .पु. से. को कोटि वेतन देय होगा। 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


शैलेश कुमार सिन्हा 
सरकार के अवर सचिव । 


____ 141 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 13 फरवरी, 2019 


गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 

- - - - - - - - - -- - 

अधिसूचना 
05 फरवरी , 2019 ई० । 


संख्या -14/ए.-105 / 2014- 720 -- विभागीय अधिसूचना संख्या - 6471, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 
के द्वारा श्री द्वारिका प्रसाद सिंह सम्प्रति सेवा निवृत पुलिस उपाधीक्ष के विरूद्ध निम्नांकित दण्ड 
अधिरोपित किया गया । 
__ ( क ) श्री द्वारिका प्रसाद सिंह , रा .प. से ., पुलिस उपाधीक्षक अपने वेतनमान के प्रारंभिक प्रक्रम 

पर वेतन प्राप्त करेंगे। 

( ख ) श्री सिंह भविष्य में किसी स्वतंत्र प्रभार के पद पर पदस्थापित नहीं किये जायेंगे । 
( ii ) प्रथम दण्ड पर अवधि निर्धारण नहीं रहने के कारण सम्यक् समीक्षोपरान्त सेवा संहिता के 

नियम 88 (1 ) एवं कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-1698 , 
दिनांक 18 फ़रवरी, 2012 में दिये गये नियमन के फलस्वरूप दण्ड के उत्तरव्यापी प्रभाव के 
परिप्रेक्ष्य में विभागीय अधिसूचना संख्या-6471 , दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा श्री सिंह को 
पुलिस उपाधीक्षक के वेतनमान के प्रारंभिक प्रक्रम पर वेतन प्राप्त करने का दण्ड को 02 ( दो ) 
वर्षों तक प्रभावी रखने का निर्णय लिया गया है । सजा समाप्ति के पश्चात् सेवा संहिता के 
नियम 85 के अन्तर्गत अगली वेतन वृद्धि , जिस प्रक्रम पर वह अधिसूचना निर्गत की तिथि को 

कार्यरत थे, उस आधार पर अनुमान्य होगा । 
(iii) W. P. ( S) No.- 620/ 2010 एवं W. P. (S) No.- 6254/ 2010 द्वारिका प्रसाद सिंह बनाम झारखण्ड 

राज्य एवं अन्य मामले में पारित न्यायादेश दिनांक 30 नवम्बर, 2016 के आलोक में द्वितीय 

दण्ड को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है । 
( iv ) विभागीय संकल्प संख्या - 4123, दिनांक 11 दिसम्बर , 2006 के माध्यम से श्री द्वारिका प्रसाद 

सिंह, रा.पु. से. के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के क्रम में गंभीर प्रमाणित आरोपों के लिए 
अधिसूचना संख्या-2491, दिनांक 19 जुलाई , 2006 से अधिसूचना संख्या -3872 , दिनांक 
03 अक्टूबर, 2007 निर्गत होने की निलंबन अवधि के लिए सेवा संहिता के नियम 97 के 

अन्तर्गत जीवन यापन भत्ता देय ही मान्य होगा । 
(v) उपर्युक्त आदेश में सक्षम प्राधिकार माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अविनाश चन्द्र ठाकुर , 
सरकार के अवर सचिव । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 13 फरवरी, 2019 


142 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
09 जनवरी , 2019 


संख्या-1/ विविध-811 / 2014 का .- 196 -- प्रधान सचिव, गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग , 
झारखण्ड के पद पर पदस्थापित श्री एस०के०जी० रहाटे , भा . प्र. से . ( झाः1990 ) ( अतिरिक्त प्रभार -प्रधान 
सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड ) को दिनांक 11 जनवरी, 2019 को एक 
दिन के आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति तथा दिनांक 12 जनवरी, 2019, 13 जनवरी, 2019 एवं 
14 जनवरी , 2019 को घोषित साप्ताहिक / राजपत्रित अवकाश के उपभोग की स्वीकृति तथा दिनांक 
10 जनवरी, 2019 के अपराह्न से मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की गई है । 

2. श्री रहाटे के उक्त अवकाश अवधि तक के लिए श्री सुखदेव सिंह, भा .प्र. से. ( झाः1987), 
अपर मुख्य सचिव , योजना- सह- वित्त विभाग, झारखण्ड अपने कार्यों के साथ अपर मुख्य सचिव, गृह , कारा 
एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड तथा अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, 
झारखण्ड के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरुण कुमार सिन्हा , 
सरकार के अवर सचिव । 


143 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 13 फरवरी , 2019 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
05 फरवरी, 2019 


संख्या - 4/नि० स०-12- 36 /2016- 451 ( HRMS)-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के 
पदाधिकारी श्रीमती प्रीति किस्कू ( द्वितीय बैच , गृह जिला- राँची) की सेवा माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड 
के आदेश के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन वाद ( WP( PIL ) No.-3594/2011, बुद्धदेव 
उरांव बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य तथा अन्य याचिका) में अंतिम आदेश से प्रभावित होने की शर्त 
के साथ उनके नाम के सामने स्तम्भ 6 में अंकित तिथि से निम्नरूपेण सम्पुष्ट की जाती है: 


Current Office 


| Employee Name 

G . P . F. No . 


Current 
Department 


No. 


Joining 
Date in 
Service 


Date of 

Service 
Confirmation 


Current Designation 


01 / 09/ 2008 


25/ 05/ 2017 


PREETY 
KISKOO 


DC OFFICE 
LATEHAR 


MAHUATAND 
BLOCK ,LATEHAR 


( 20080400132 ) 


Block Development 
Officer 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच०के० सुधाँशु , 
सरकार के अवर सचिव 
जीपीएफ संख्या: PTS/ FD/1139 


144 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार , 13 फरवरी , 2019 
कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
06 फरवरी , 2019 


संख्या -4/नि० स०-12 - 107 / 2014- 460 ( HRMS )-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के 
पदाधिकारी श्री अजय कुमार तिर्की (740/03, गृह जिला- राँची) की सेवा उनके नाम के सामने स्तम्भ 6 
में अंकित तिथि से निम्नरूपेण सम्पुष्ट की जाती है : 


Current Office 


Sl. | Employee Name G . P. F. | Current 
No . 

No. 

Department 


Joining Date 
in Service 


Date of 

Service 
| Confirmation 


Current 
Designation 


2 


31/ 05 /1995 


29 / 11/ 2017 


AJAY KUMAR 
TIRKEY 


DC OFFICE 
GUMLA 


BASIA SUB 
DIVISION 
,GUMLA 


( BHR/ BAS/ 3550 ) 


Executive 
Magistrate 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच०के० सुधाँशु , 
सरकार के अवर सचिव 
जीपीएफ संख्या: PTS/ FD/1139 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


145 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार , 13 फरवरी , 2019 


- - - - - - - - - - - - 


अधिसूचना 
07 फरवरी , 2019 


संख्या-4/नि०स०-74/ 2015- 496 ( HRMS)-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी 
श्रीमती मोनी कुमारी ( द्वितीय बैच , गृह जिला- धनबाद) की सेवा माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आदेश 
के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन वाद ( WP( PIL ) No .-3594/2011 , बुद्धदेव उरांव 
बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य तथा याचिका) में अंतिम आदेश से प्रभावित होने की शर्त के साथ 
उनके नाम के सामने स्तम्भ 6 में अंकित तिथि से निम्नरूपेण सम्पुष्ट की जाती है: 


Current Office 


Joining Date 


Date of 


Employee 
Name 


Current 
Department 


No. 


Current Designation 


in Service 


Service 


G . P . F. No . 


Confirmation 


23 


| 01/ 07/ 2018 


MONY 
KUMARI 


DC 

OFFICE | GOMIA BLOCK, BOKARO | 01 / 09 / 2008 
BOKARO 

Block Development Officer 


( 20080400095 ) 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच०के० सुधाँशु, 
सरकार के अवर सचिव 
जीपीएफ संख्या: PTS/ FD /1139 


- 


- 


- 


- 


- 


146 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार , 13 फरवरी , 2019 
कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
03 जनवरी , 2019 


संख्या -1/ विविध- 805 / 2010 ( पार्ट -1) का . - 51 -- विभागीय अधिसूचना संख्या - 9297 दिनांक 21 
दिसम्बर , 2018 द्वारा श्री इन्दु शेखर चतुर्वेदी , भा . प्र. से . ( झाः1987 ), सदस्य , राजस्व पर्षद , झारखण्ड को 
स्वीकृत दिनांक 31 दिसम्बर , 2018 से 04 जनवरी, 2019 तक कुल 05 दिनों के उपार्जित अवकाश तथा 
दिनांक 29 दिसम्बर, 2018, 30 दिसम्बर , 2018, 05 जनवरी , 2019 एवं 06 जनवरी, 2019 के 
सार्वजनिक/ राजपत्रित अवकाश का उपभोग एवं उक्त अवधि में मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति को 
रद्द किया जाता है । 

2. विभागीय आदेश संख्या - 9298 दिनांक 21 दिसम्बर, 2018 से श्री इन्दु शेखर चतुर्वेदी , 
भा .प्र. से. ( झाः1987), सदस्य, राजस्व पर्षद , झारखण्ड को स्वीकृत छुट्टी यात्रा रियायत सुविधा को उपभोग 
नहीं करने के आलोक में रद्द किया जाता है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरुण कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


___ 147 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 13 फरवरी , 2019 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
05 फरवरी , 2019 


संख्या-4/नि० स०-12-132/ 2015 - 438 ( HRMS)-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के 
पदाधिकारी श्री जोहन टुडू, ( चतुर्थ बैच , गृह जिला - साहेबगंज ) की सेवा उनके नाम के सामने स्तम्भ 6 
में अंकित तिथि से निम्नरूपेण सम्पुष्ट की जाती है: 


Current Office 


Employee Name 

G . P. F. No . 


No. 


Current 
Department 


Joining 
Date in 
Service 


Date of 

Service 
Confirmation 


Current Designation 


| JOHAN TUDDU 


15 /02/ 2013 - 15 /02 / 2015 


DC OFFICE 
DEOGHAR 


|MARGOMUNDA 
BLOCK ,DEOGHAR 


( JHK/JAS /176 ) 


BLOCK 
DEVELOPMENT 
OFFICER 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच०के० सुधांशु, 
सरकार के अवर सचिव 
जीपीएफ संख्या: PTS/ FD/1139 


148 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार , 13 फरवरी , 2019 
कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
05 फरवरी , 2019 


संख्या-4/नि० स०- 12 -179/ 2014- 449 ( HRMS)-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के 
पदाधिकारी श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव ( द्वितीय सीमित बैच, गृह जिला- आरा , बिहार) की सेवा उनके 
नाम के सामने स्तम्भ 6 में अंकित तिथि से निम्नरूपेण सम्पुष्ट की जाती है : 


CurrentOffice 


Employee Name 

G . P. F. No. 


Current 
Department 


Joining Date in 

Service 


Date of Service 
Confirmation 


No. 


Current 
Designation 


19/08/ 2013 


09 / 09/ 2016 


RAKESH KR . 
SHRIVASTAVA 


DC OFFICE 
RAMGARH 


CIRCLE OFFICE 
MANDU 
, RAMGARH 


( JHK/JAS/ 259 ) 


Circle Officer 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच०के० सुधाँशु , 
सरकार के अवर सचिव 
जीपीएफ संख्या: PTS/ FD /1139 


149 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 13 फरवरी , 2019 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
05 फरवरी , 2019 


संख्या- श्री अमलजी, झा०प्र०से०, द्वितीय सीमित बैच की सेवा सम्पुष्टि - 450 ( HRMS)-- 
झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी श्री अमलजी ( द्वितीय सीमित बैच , गृह 
जिला- जमुई , बिहार ) की सेवा उनके नाम के सामने स्तम्भ 6 में अंकित तिथि से निम्नरूपेण सम्पुष्ट 
की जाती है : 


Current Office 


Sl. | Employee Name | Current 

G . P. F. No. Department 


Joining Date 
in Service 


Date of 

Service 
Confirmation 


Current Designation 


1 


19 / 08/ 2013 


23/ 11 / 2017 


AMALJEE 

DC OFFICE 
( JHK/JAS / 236 ) | DEOGHAR 


KARRON BLOCK 
,DEOGHAR 


BLOCK 
DEVELOPMENT 
OFFICER 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच०के० सुधांशु , 
सरकार के अवर सचिव 
जीपीएफ संख्या: PTS/ FD/ 1139 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार , 13 फरवरी , 2019 


150 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं PUNAM KUMARI पति SRI MANISH CHANDRA पिता SRI SIDHESHWAR PRASAD 
शपथ पत्र सं० 62, दिनांक 9 जनवरी , 2019 के अनुसार PUNAM CHANDRA के नाम से जानी 
जाऊँगी । 

PUNAM KUMARI एवं PUNAM CHANDRA दोनों एक ही महिला का नाम है । 


PERMANENT RESIDENT - - 


JAIGURUDEV HOUSE , GANDHI NAGAR (WEST), 
BESIDE ELEGANCE BEAUTY PARLOUR , 
P .S .- SADAR (KORRAH ), 
DIST .- HAZARIBAG, 
STATE _JHARKHAND . 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं SAMSA TREJ ANSARI पिता DIN BABU ANSARI शपथ पत्र सं० 1423 , दिनांक 
7 मार्च, 2018 के अनुसार SAMS TAMREJ ANSARI के नाम से जाना जाऊँगा । 

SAMSA TREJ ANSARI एवं SAMS TAMREJ ANSARI दोनों एक ही पुरुष का नाम है । 


PERMANENT RESIDENT-- 


B. S . CITY, 
P.S .- SECTOR- 12, UKRID, 
DIST .- BOKARO , 


STATE _ JHARKHAND . 


PIN _ 827001, 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( साधारण ) 7 -- 50 | 


